निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 19 ज्येष्ठ 1931 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 9 जून 2009 


( सं० पटना 251 ) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि पत्र) 

8 अप्रील 2009 
संख्या - 12 / प०( क0 )1020 / 2008 - का0 - 2946 — विभागीय अधिसूचना संख्या 424, दिनांक 09 फरवरी 
2009 के कमांक 8 में श्री लक्ष्मण प्रसाद, कोटि क्रमांक 676 / 08, गृह जिला नवादा के समक्ष स्तम्भ - 4 में अंकित 
"जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा समाज कल्याण विभाग " के स्थान पर "जिला कल्याण 
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ” पढ़ा जाय । 
अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 251 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


